रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Aitd = राज्जपन्न 
Che Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122022-241566 
CG-DL-E-31122022-241566 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1---खण्ड ३--उप-खण्ड (ii) 
PART IJ—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 5919] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944 
No. 5919] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022 


का.आ. 6162(अ).--- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संख्या का.आ. 4543 (अ) दिनांक 260 सितंबर 2022 जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग-॥|, खण्ड 3, उपखंड(1) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में NH116A 
के किमी (इकोनॉमिक कॉरिडोर का खड़गप्र-बर्धमान-मोरग्राम खण्ड) तक के GUS के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर 
सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अन्‌रक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशयकी घोषणा की थी; 


और, उक्त अधिसचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के "बर्तमान" और "टेलीग्राफ" दोनो 
में दिनांक 26 अक्टूबर 2022 में प्रकाशित किया गया था; 


और जबकि धारा 3ग की उप धारा (1) के तहत सभी आपत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं और उन पर सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा धारा ST की उप धारा (2) के तहत विचार और अस्वीकृत कर दिया गया है; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अप 
नी रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त 


8798 01/2022 (1) 


] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II—SEC. 3(ii)] 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन 
किया जाना चाहिए; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनूसरण में यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक 
रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी। 


अनुसूची 


पश्चिम बंगाल राज्य के हगली जिले 


में NH116A के कि.मी. 50+500 से कि.मी. 74+000 (इकोनॉमिक कॉरिडोर का खड़गपुर- बर्धमान-मोरग्राम खण्ड) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल जिले का नाम: हगली 
क्रमिक|| सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति |भूमि का क्षेत्रफल| भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या (हेक्टेयर में) 
1 2 3 4 5 | 6 | 
तालुक का नाम: गोघाट - Il 
गांव का ATA: मेहरवनपुर (जे.एल.नं- 132) 
तरुण कुमार मंडल पिता निताई चरण 
1 100(P) निजी साली 0.0097124 [मंडल 
() 
असित मंडल पिता 
2 |102(P) निजी साली 0.0080937 0) aaa Fase 
अमिया रतन मंडल पिता रबीन्द्रनाथ और 
3 ॥104(7) निजी सुना 0.0129499 . |[भिन्‍्य 
() 
गोरा चांद घोष पिता बैद्यनाथ और अन्य 
4. |1106(P) निजी साली 0.0348029 0) TT aT ial 
कुमार मंडल पिता निताई 
5 ॥153(7) निजी सुना 0.0040469 0. reais Mall (rate 
रणजित कुमार मंडल पिता हरिसाधन 
| 156(P) निजी डोए 0.0101174  |और अन्य 
() 
कोचिराम मंडल पिता और अन्य 
7 160(P) निजी डोए 0.087412 0) EST TT दूत वा दा 
अमिया रतन मंडल पिता रबीन्द्रनाथ और 
7 161(P) निजी डोबा 0.00106187  |जिन्‍्य 
() 
B 181(P) निजी सुना 0.001914 ar राय पति गोपाल चंद्र और 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


() 


किशोरी मोहन मंडल पिता-नारायण चंद्र 


10 ॥182(0) निजी डोए 0.023067 0 

रामकृष्ण रे एँस/ओ-जुगल 
11 |183(7) निजी डोए 0.0052609 0 POTTS 

श्यामल मंडल पिता-बलाई 
12. ||184(P) निजी डोए 0.0141639 मं 

सीता राम राय पिता गोपाल चंद्र और 
13 |184/528(7) निजी सुना 0.0032374 [art 

() 

रामकुष्ण राय पिता-जुगल 
14. |1185(P) निजी डोए 0.0174014 0 7 a 

अमिय रतन मोंडल पिता-रवींद्र नाथ और 
15 ||263(P) निजी पुकुर 0.0004046 ॥अन्य 

() 

सीता राम राय पिता गोपाल चंद्र और 
16 ॥267(07) निजी सुना 0.0186155 |जिन्‍्य 

() 

कुष्ण पद रॉय पिता निरोदबरन और 
147. ||270(P) निजी सुना 0.0129499 art 

() 

बेला रानी राय पति गोपाल चंद्र और 
18 ||271(P) निजी सुना 0.0522044 art 

() 

कुष्ण पद राय पिता निरोदबरन और 
19 ||276(P) निजी पुकुर 0.1315228  ||Meaet 

() 

कमला बाला दासी पति भूदेब मंडल & 
20 ॥90(7) निजी साली 0.0020235 ॥आदर्स 

() 

रणजित कुमार मंडल पिता हरिसाधन 
21. 96(7) निजी साली 0.0226629 . |और अन्य 

() 

कुल 0.4734821 


[फा. सं. EC/LA/PIU(KGP)/2022-23/3D2] 
राजेश गुप्ता, निदेशक 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th December, 2022 


S.O. 6162(E) —Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, Number SO 4543(E) dated 26" September 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, 
Section 3, Sub-section (11) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said Notification for building (widening/ two laning with paved shoulder/four laning etc.), 
maintenance, management and operation of NH-116A(Kharagpur-Bardhaman-Moregram Section of Economic 
Corridor) in the stretch of land from Km. 56+500 to Km. 74+000 in the district of HOOGHLY in the State of WEST 
BENGAL. 


And whereas the substance of the said notification has been published in “BARTAMAN” and 
“TELEGRAPH” both dated 25" October 2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas all the objections under sub section (1) of Section 3C have been received and the same have 
been considered and disallowed by the competent Authority under Sub Section (2) of Section 3C; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land 
from NH116A (Kharagpur-Bardhaman —Moregram Section of Economic Corridor) in the district of 
HOOGHLY in the state of WEST BENGAL 


State: WEST BENGAL District: HOOGHLY 
SI. Survey Type of Land Nature of Area in Name of the Land Owner/Interested 
No. Number Land Hectare Person 
Part Survey No. 
ee | | | 


[ ] | Taluk: Goghat - IT 0 


[ ] Village: Meherbanpur (J.L No. 132) | 


1 100(P) Private Sali 0.0097124 vote Mondal S/O Netal Charan 
2 |[102(0) Private || Sali 0.0080937 Asit Mondal S/O Balai Chandra | 
3 10400) Private Suna 0.0129499 wee Mondial $20 Rabindranath 

4. |}106(P) Private Sali 0.0348029 Sora Chand Ghosh S/O Baidyanath & 
5. |lisare) Biivate Seen 0.0040469 pan Kumar १०७७७ 

| | 156(P) Private poe | 0.0101174 fe uma fMionsial Ch Etaciselam 
7 | 160(P) Private [Doe | 0.087412 Kochiram Mondal S/O Bhusan & others 
Be 161(P) Private Doba 0.0016187 one Mondal ३0 Raburdvanatls 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


b | 181(P) Private Suna 0.001214 oe Rant Roy W/O Gopal Chandra & 
10. 18200) Private Doe 0.023067 cen Mohon Mondal 5/6-Narayan 
[11 |[1s3@e) Private [Doe = [0.0052609 Ramkrishna Ray S/o-Jugal 

[12 |184(7) Private [Doe = —ff0.0141639 | Shyamal Mondal $/o-Balai 

13 |]184/528(P) Private Suna 0.0032374 Sia Ram Roy S/O Gopal Chandra & 
114 18567) Private [Doe =——*ff0.0174014 || Ramkrishna Ray S/o-Jugal 

15 26360) Private Pukur 0.0004046 ‘cen eraniaiials S/o-Rabindra 

16 |l2670P) Private Suna o.o1g61ss [foi Ram Roy S/O Gopal Chandra & 
17 ||270(P) Private Suna 0.0129499 ohn Pada Roy S/o Nirodbaran & 
18 2710) Private Suna 0.0522044 oe Rant Roy W/O Gopal Chandra & 
19 2760) Private Pukur 0.1315228 विनय Pada Roy s/o Niredbaran & 
20 |800) Private Sali 0.00202355. बा Bala Bast W/0 Bhudep 

21. 966) Private Sali 0.0226629 J Raaytt Kumar Mondal S/O Harisadhan 
[frre 0.473480 offs 


[F. No. EC/LA/PIU(KGP)/2022-23/3D2] 
RAJESH GUPTA, Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. marouwuman —sgcyromamonn 


